निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 23 जुलाई 2010 


( सं0 पटना 504) 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


___ अधिसूचना 

11 फरवरी 2010 
सं0 12 / प्रो0 - 1002 / 09 का0 - 1410 — बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, श्री परशुराम राम , कोटि 
क्रमांक - 452 / 04 को अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के वेतनमान् रु0 10, 000 - 15, 200 ( अपुनरीक्षित ) में दिनांक 
03 अप्रील 2006 से दी गयी प्रोन्नति को उनसे कनीय पदाधिकारी को दी गयी प्रोन्नति की तिथि 01 जनवरी 1996 से 
उन्हें भी अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पद पर वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है । 

2. श्री राम को उनसे कनीय पदाधिकारी को अपर समाहर्ता / समकक्ष स्तर के वेतनमान 
रु0 12,000 - 16,500 ( अपुनरीक्षित ) में दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गयी प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी अपर 
समाहर्ता / समकक्ष पद पर वैचारिक प्रोन्नति तथा उनसे कनीय पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि 07 
फरवरी 2008 से उन्हें भी आर्थिक लाभ के साथ अपर समाहर्ता / समकक्ष पद पर प्रोन्नति दी जाती है । इसमें वित्त 
विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 504- 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


